पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15] रुड़की, शनिवार , दिनांक 31 मई , 2014 ई0 ( ज्येष्ठ 10, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -22 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


295-303 


1500 


227-235 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
माग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


... 


975 


975 


1425 


295 - क 


296 


उत्तराखण्ड गजट , 31 मई , 2014 ई० ( ज्येष्ठ 10 , 1936 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


न्याय अनुभाग -2 

अधिसूचना 
नियुक्ति 


25 अप्रैल, 2014 ई ० 


संख्या 36 / XXXVI (1)/2014-208/01- टी 0 सी0-| -कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम -1984 ( अधिनियम संख्या -66, 
सन् 1984) की धारा -4 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय 
मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 
स्तम्भ-3 पर अंकित पद / न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम व पदनाम 


पद एवं न्यायालय का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री मोहम्मद सुल्तान , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
अल्मोड़ा 


अपर न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, रुड़की, 
जिला हरिद्वार 


2 . 


न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय , नैनीताल 


श्री सुबीर कुमार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश रुड़की, जिला हरिद्वार 


आज्ञा से , 


जयदेव सिंह, 

प्रमुख सचिव । 
कार्मिक अनुभाग -1 

अधिसूचना 

30 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 694 / तीस - 1-2014-1 (29) / 2001 - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या 
26014 / 01 / 2014 - AIS-II , दिनांक 30 अप्रैल, 2014 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (डेथ - कम - रिटायरमेंट बेनीफिट) 
नियमावली, 1958 के नियम -16(1) के परन्तुक के अन्तर्गत श्री सुभाष कुमार, आई० ए०एस० ( उत्तराखण्ड -1977 ) 
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 01-05-2014 से आगामी 06 माह का सेवा विस्तार दिये जाने की 
स्वीकृति प्रदान की गई है । 

अतः श्री राज्यपाल महोदय श्री सुभाष कुमार, आई ० ए० एस ० ( उत्तराखण्ड -1977 ) सम्प्रति मुख्य सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 01 मई , 2014 से आगामी 06 माह का सेवा विस्तार जनहित में दिये जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2 . 


आज्ञा से , 


डा ० एस ० एस ० सन्धु , 


प्रमुख सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 मई , 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10, 1936 


शक सम्वत्) 


297 


विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड 

( अधिष्ठान अनुभाग) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 323 / वि ० स 0 / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
232 / वि ० स 0 / 03 / अधि 0 / 2014, दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 में 
सृजित उप सचिव, (लेखा) विधान सभा के रिक्त अस्थायी पद पर श्री भुवन चन्द्र, अनुसचिव (लेखा) को आदेश 
की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , से मा 0 अध्यक्ष , उत्तराखण्ड विधान सभा के 
आदेशानुसार तदर्थ रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है । 

आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


( अधिष्ठान अनुभाग) 
कार्यभार प्रमाणक 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 336 / वि 0 स 0 / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 323 / 
वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहा व्यक्त किया गया है , 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा, उप सचिव (लेखा) उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर , आज दिनांक 27 मार्च, 2014 के पूर्वान्ह 
में कार्यभार ग्रहण किया गया । 


भुवन चन्द्र , 
अवमोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित , 


जगदीश चन्द्र , 
सचिव , विधान सभा । 


( अधिष्ठान अनुभाग) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 324 / वि 0 स 0 / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 236 / 
वि ० स ० / अधि 0 / 03 / 2000, दिनांक 28 फरवरी, 2001 द्वारा वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 में 
सृजित उप सचिव, विधान सभा के रिक्त स्थायी पद पर श्री मदन राम, अनुसचिव, विधान सभा को आदेश की तिथि 
अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , से मा 0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार 
तदर्थ रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है । 

आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


298 


उत्तराखण्ड गजट, 31 मई , 2014 ई ० (ज्येष्ठ 10. 1936 शक सम्वत्) 


[भाग 1 


( अधिष्ठान अनुभाग) 
कार्यभार प्रमाणक 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 333 / वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 324 / 
वि ० स० / अधि 0 / 502 / 2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है , 
गोहस्ताक्षरी द्वारा, उप सचिव उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर , आज दिनांक 27 मार्च, 2014 के पूर्वान्ह में 
कार्यभार ग्रहण किया गया । 


अध 


मदन राम, 
अवमोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित, 


जगदीश चन्द्र , 
सचिव , विधान सभा । 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 325 / वि ० स ० / 502 / अधि o./2014-विधान सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
232 / वि ० स 0 / 03 / अधि 0 / 2000, दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 
सृजित वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी, विधान सभा के रिक्त अस्थायी पद पर श्री मुकेश सिंघल, शोध एवं 
सन्दर्भ अधिकारी, विधान सभा को आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , 
से मा ० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है । 


आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


( अधिष्ठान अनुभाग) 
कार्यभार प्रमाणक 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 335 / वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 325 / वि ० स ० / 
अधि0 / 502 / 2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है , अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा, वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी, उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर, आज दिनांक 27 मार्च, 2014 के 
पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया । 

मुकेश सिंघल , 

अवमोचक अधिकारी । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 


जगदीश चन्द्र , 
सचिव , विधान सभा । 


299 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 31 मई, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 10, 1936 शक सम्वत्) 

( अधिष्ठान अनुभाग) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 327 / वि ० स ० / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
232 / वि 0 स 0 / 03 / अधि 0 / 2000, दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 
सृजित प्रोटोकाल अधिकारी, विधान सभा के रिक्त अस्थायी पद पर श्री मयंक सिंघल , उप प्रोटोकाल अधिकारी, 
विधान सभा को आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो , से मा ० अध्यक्ष, 
उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है । 


आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
कार्यभार प्रमाणक 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 338 / वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 327 / वि ० स ० / 
अधि 0 / 502 / 2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है , अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा, प्रोटोकाल अधिकारी, उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर, आज दिनांक 27 मार्च, 2 

-2014 के पूर्वान्ह में कार्यभार 
ग्रहण किया गया । 


मयंक सिंघल, 
अवमोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित , 
जगदीश चन्द्र , 
सचिव, विधान सभा । 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 328 / वि ० स 0 / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
1541 / वि ० स ० / अधि 0 / 03 / 2000, दिनांक 06 जुलाई, 2002 द्वारा वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड वेतन ₹ 4600 
में सृजित व्यवस्था अधिकारी, विधान सभा के रिक्त अस्थायी पद पर श्री दीप चन्द्र, व्यवस्थापक, विधान सभा को 
आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , से मा 0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान 
सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है । 

आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिवा 


300 


उत्तराखण्ड गजट , 31 मई, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


( अधिष्ठान अनुभाग ) 
कार्यभार प्रमाणक 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 334 / वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 328 / वि ० स ० / 
अधि 0 / 502 / 2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है , अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा , व्यवस्थाधिकारी उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर, आज दिनांक 27 मार्च, 2014 के पूर्वान्ह में कार्यभार 
ग्रहण किया गया । 


दीप चन्द्र , 


अवमोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित , 


जगदीश चन्द्र , 
सचिव , विधान सभा । 


(अधिष्ठान अनुभाग ) 

कार्यालय आदेश 

27 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 329 / वि ० स 0 / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय .के. कार्यालय ज्ञाप संख्या 
1125 / वि 0 स 0 / 03 / अधि 0 / 2000 , दिनांक 09 नवम्बर , 2004 द्वारा वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड वेतन ₹ 4200 
में सृजित व्यवस्थापक , विधान सभा के रिक्त स्थायी पद पर श्री राकेश कुमार पाल, तकनीशियन, विधान सभा को 
आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , जो भी बाद में हो , से मा ० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान 
सभा के आदेशानुसार तदर्थ रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है । 


( अधिष्ठान अनुभाग) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

31 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 361 / वि ० स 0 / 502 / अधि 0 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश संख्या 
1754 / वि ० स ० / अधि 0 / 361 / 2007, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसचिव के पद 
पर कार्यरत श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी को कार्यालय ज्ञाप संख्या 232 / वि ० स ० / अधि 0 / 03 / 2014, दिनांक 05 मार्च, 
2014 द्वारा वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 में सृजित उप सचिव , विधान सभा के रिक्त अस्थायी 
पद पर सचिव, सचिवालय प्रशासन , उत्तराखण्ड शासन के अधिष्ठान अनुभाग -1 के पत्रांक 924 / XXXi( 1) दिनांक 
31 मार्च, 2014 द्वारा प्राप्त विभागीय अनापत्ति के उपरान्त आदेश की तिथि अथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि , 
जो भी बाद में हो , से मा ० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार एतद्वारा दो वर्षों के लिये 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


301 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट , 31 मई, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10 , 1936 शक सम्वत् ) 

( अधिष्ठान अनुभाग ) 
कार्यभार प्रमाणक 

31 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 364 / वि ० स ० / अधि 0 / 502 / 2014 - विधान सभा सचिवालय की विज्ञप्ति संख्या 361 / वि ० स ० / 
अधि0 / 502 / 2014, दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुपालन में , जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है , अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा, उप सचिव उत्तराखण्ड विधान सभा के पद पर, आज दिनांक 31 मार्च, 2014 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण 
किया गया । 


चन्द्र मोहन गोस्वामी, 
अवमोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित , 


जगदीश चन्द्र , 
सचिव , विधान सभा । 


( अधिष्ठान अनुभाग) 

अधिसूचना 

04 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या_379 (i)- / वि 0 स 0 / 477 / अधि 0 / 2013 - इस सचिवालय के ...पूर्व -निर्गत अधिसूचना संख्या 
231 / वि ० स ० / 477 / अधि 0 / 2013 , दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा गठित समिति का कार्यकाल मा 0 अध्यक्ष, विधान 
सभा के आदेशानुसार दिनांक 05 अप्रैल, 2014 के उपरान्त एक माह के लिये एतद्वारा बढ़ाया जाता है । 


आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र , 

सचिव । 


लघु सिंचाई अनुभाग 

अधिसूचना 

25 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 289 / 11-2012-04( 2 )/ 2014- भूजल के सर्वेक्षण एवं सहभागिता सिद्वान्त के आधार पर भूगर्भीय 
जल सुप्रबन्धन की योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा परिकल्पित National Project on Aquifer 
Management कार्यक्रम की प्रदेश में जनपद स्तर पर क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा एवं आवश्यक अनुश्रवण एवं 
पर्यवेक्षण हेतु "जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति " ( District Level Co- ordination Committee ) का निम्नवत् 
गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

1. जिलाधिकारी 
2. मुख्य विकास अधिकारी 
3. प्रभारी, जनपद परियोजना क्रियान्वयन इकाई (वरिष्ठ हाईड्रोलोजिस्ट ) 

सदस्य सचिव 
4. प्रभागीय वनाधिकारी 

सदस्य 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


302 


उत्तराखण्ड गजट, 31 मई, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


5. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई 
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई 

सदस्य 
7. अधिशासी अभियन्ता , पेयजल 

सदस्य 
8. अभिशासी अभियन्ता , जल संस्थान 
9. जिला कृषि अधिकारी 
10. जिला पंचायतराज अधिकारी 

सदस्य 
11. जिला उद्यान अधिकारी 
12. खण्ड विकास अधिकारी 

सदस्य 
13. जिलाधिकारी द्वारा नामित स्वयंसेवी संस्थाओं के 02 प्रतिनिधि 
2. उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर गठित “जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति " ( District Level Co- ordination 
Committee ) की बैठक आवश्कतानुसार समय - समय पर आहूत की जायेगी । 


सदस्य . 


सदस्य 


अधिसूचना 

25 अप्रैल, 2014 ई ० 
संख्या 08 मा ० स ० / II - 2012-04( 2)/ 2014- भूजल के सर्वेक्षण एवं सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर 
भूगर्भीय जल के सुप्रबन्धन हेतु भारत सरकार द्वारा परिकल्पित National Project on Aquifer Management कार्यक्रम 
के उत्तराखण्ड राज्य में सुचारू रूप से क्रियान्वयन, नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के साथ - साथ अन्तर्विभागीय 
समन्वय सुनिश्चित कराने एवं परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु “ राज्य स्तरीय भूजल समन्वय समिति " ( State 
Level Ground Water Co -ordination Committee)" का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
1. मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 
2. क्षेत्रीय निदेशक, भूमि जल बोर्ड ( भारत सरकार ) 

सदस्य सचिव 
3. प्रमुख सचिव / सचिव , लघु सिंचाई 

सदस्य 
4. प्रमुख सचिव / सचिव , सिंचाई 

सदस्य 
5. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त 
6. प्रमुख सचिव / सचिव , पेयजल 

सदस्य 
7. प्रमुख सचिव / सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 

सदस्य 
8. प्रमुख सचिव / सचिव , वन 

सदस्य 
9. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई 

सदस्य 
10. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई 

सदस्य 
11. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल विभाग 

सदस्य 
12. मुख्य महाप्रबन्धक , जल संस्थान 
13. निदेशक , स्वजल परियोजना 

सदस्य 
14. निदेशक , कृषि विभाग 

सदस्य 
15. निदेशक, उद्यान विभाग 

सदस्य 
16. निदेशक, वाडिया हिमालय भू - विज्ञान संस्थान, देहरादून 

सदस्य 


सदस्य 


- 


सदस्य 


- 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 31 मई, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


303 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


17. निदेशक, यूकोस्ट, देहरादून 

सदस्य 
18. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाईड्रोजियोलॉजी, रुड़की 
19. निदेशक, यूसैक 
20. सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी 
21. भूजल प्रबन्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्यान्तर्गत सक्रिय प्रतिष्ठित 

स्वयंसेवी संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नामित 02 पदाधिकारी 

क्षेत्रीय निदेशक, भूमि जल बोर्ड उत्तराखण्ड द्वारा सदस्य सचिव के रूप में परियोजना के क्रियान्वयन व 
प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष , लघु सिंचाई विभाग , 
उत्तराखण्ड ( नोडल अधिकारी) के साथ यथास्थितिनुसार समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा । 

उपरोक्तानुसार उल्लिखित समिति की समीक्षा बैठक त्रैमासिक आधार पर आहूत की जायेगी । 


सदस्य 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


विनोद फोनिया , 

सचिव । 


समाज कल्याण विभाग 

कार्यभार प्रमाणक 

21 अप्रैल , 2014 ई ० 
संख्या 604 / XVII - 2/ 2014- प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1, उत्तराखण्ड 
शासन के कार्यालय आदेश संख्या -1067/ xxxi( 1)/ 2014, दिनांक 15 अप्रैल, 2014 जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया 
है, के अनुपालन में , अनुसचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पद का कार्यभार दिनांक 
21-04-2014 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया गया है । 


अवमोचक अधिकारी , 


दिनेश चन्द्र जोशी, 

अनुसचिव । 


प्रतिहस्ताक्षरित . 


एस 0 राजू, 

प्रमुख सचिव , 
समाज कल्याण विभाग , 


उत्तराखण्ड शासन । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 22 हिन्दी गजट / 350 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 31 मई, 2014 ई0 (ज्येष्ठ 10 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & F.W. 

(C.M.S.D. SECTION ) DANDA LAKHOND , P.O. GUJRADA , 
SHASHTRADHARA ROAD , DEHRADUN , UTTARAKHAND , 


NOTIFICATION 


Equipment - 1/2014 Rate Contract of Equipments 


April 10, 2014 


No.15PIStore / 5/ 2013/14286--In exercise of the power delegated in G.O. No. 1271/ XXVIII - 5-2008 
122/ 2002dated 22-10-2009 & Uttarakhand Procurement Policy 2008 No. 177/ XXXVII( 7 )/ 2008 dated 01-05 
2008 , the rate contract under G.O. approval No. 226 /XXVIII -4-2013-84 / 2013, Medical Section 4 , dated 7th 
March , 2014 of equipments mentioned in Annexure B is made with the firmsmentioned in Annexure A for 
supply in the state Government in Medical & Health Services Department for the period until the supply is 
satisfactorily completed in accordance with the aforesaid (only) for RC and valid upto 9th April, 2015 of 
notification for the rate contract until extended by a special order, on the following terms & conditions:-- 

1 . The firms shall made supplies in manufacturers original packing as indicated in column-5 for 

name of make unless otherwise stated . The supplying firms will be required to clearly 

mention on the label the name of the manufacturer. 
2. The firms will have to give a written warranty to the effect that supplies confirm to the 

approved standard specification for the equipment as given in approved schedules and the 
goods/ equip , are new and unused of the most recent or currentmodels as per specifications 
having no defect arising from design materials or workmanship having no defect arising 

from design materials or workmanship or form any fact or emission of the supplier. 
3. Indenting officers are requested to make the 90 % payment within 60 days after receipt of 

goods verifying the conditions of equipment unless they have valid reasons for with holding 
the same, in which case the circumstances under which the payment is with helded should 

be communicated to the Director General ofMedical Health & F.W. Uttarakhand , Dehradun. 
4 . Indenting Officers may place order direct on the firms and copy to the manufacturing firms in 

case supplies are to be made through distributor along with a copy there of the this office . 


227 - ख 


228 


OTAQUE TOT, 314 , 2014 go (RO 10 , 1936 y Man ) 


[ATT 1-2 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


Deductions from the bills if any should be made only after getting an explanation from the 
supplying firms about shortage or breakage within a month of receipt of goods from the 
supplying firms obtained. In no case goods should be accepted without verification where 
there any doubt has arisen or the packing is broken in case the consignment is insured 
authorities would be intimated immediately preferably through telegram followed by the 
supplier . 
Indenting officers are advised to return the duty free excise passes to the supplying firms 
duly received and signed at the earliest after receipt of goods. 
Where excise duty has been mentioned inclusively the firm will certify that excise duty 
claimed by them has actually been paid by them to Govt. Supplying firms will have to furnish 
a certificate along with the bill to the effect that excise duty claimed in the actual amount 
assessed by the Govt. of India and is levy able during the period it has been claimed , the 
supplier will also have to certify that the items on which the excise duty is being claimed by 
them are actually covered by the excise duty assessment. 
Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly 
notified in the notification but in case any discrepancy either in rates or in specification or 
any nature in other details , it will be the duty of the firm that they should intimate to the 
C.M.S.D. under registered cover latest within a month so that necessary action may be 
taken . 
The firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have 
also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make 
adjustments 
The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specifications 
AND THE MAKE APPROVED BY THE Director General Medical Health & F.W.Uttarakhand 
and are in accordance with the latest Rules & Regulations partaing to that equipment to be 
use in the country . 
The attention of the Indenting officers is drawn to the various lists of items published by the 
firms. It has been found that in some cases the firms include unapproved items in their lists 
of approved items. It s responsibility of the Indenting offices to consult the Gazette 
Notification before placking the actual order and see that the order for only approved items 
are places. Such cases of Misrepresentation should immediately be brought to the notice of 
Director GeneralMedical Health & F.W.Uttarakhand (CMSD ) Dehradun sending copy of the 
list printed, by the particular firms in case any firm is found of doing so , strict action will be 
taken against them and their names will be deleted from rate contract without any notice to 
them and in addition they may be debarred . 
No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of Import 
License . 
The Director GeneralMedical Health & F.W.Uttarakhand C.M.S.D. Dehradun reserves the 
right to call Tender for Quantity contract. 
It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price 
approved in this rate contract arrangement will remain firm buthowever in the event of price 
going down the contractor shall promptly furnish such information to enable this office to 
amend the contracted rates for supply at rate lower than the rate contract the attention of 
the firm is drawn to it. 
Any sum of money payable to the contractor including the security deposit returnable to 
them under this contract may be forfeited by Director General Medical Health & F.W. 
Uttarakhand Dehradun and set of against any claim of the Governor and payment of a sum 
ofmoney arising out of or under any other contractmade by contractor with the Governor. 
Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized 
representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that 
the items quoted as own made are actually manufactured by them . 
All supplies shali have to be made strictly confirming to approved specification in 
accordance with the latest approval. 
If at any time during the said period of contract contractor reduces sale price of such stares 
or sells such stares to any other person at price lower than the price chargeable under the 
contract he shall forth with notify such reduction of sale to the Director General Medical 
Health & F.W. Uttarakhand Dehradun and the price payable under contract for the stores 
supplied at the price payable under contract for the stores supplied at the date of coming 
into force of such reduction of sale shall stand correspondingly reduced . The above 
stipulation will not however apply to 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


HIHL 1-6] 


BERRGUE TGT, 31 , 2014 $ 0 ( 10 , 1936 


शक सम्वत् ) 


229 


19 . 


20 . 


21. 


a . Exports by the contractor . 
b . Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal 

replacement 
The contractor shall furnish to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand 
Dehradun at intervals mentioned below . 
a . Within a month of commencement of the contract a certificate as to the rates 

prevailing of the commencement of the rates contract. 
b . Within a month of expiry of every six month a certificate as to the rates revalling 

during proceeding six months. 
C. And at the end of the rate cor act within a month of expiry of the contract a 
certificate on the following form . 

IMWe certify that the stores description identical to the are supplied to 
Government under the contract here in have not been sold by us to any other person after 
the commencement of the rate contract during the period of the rate contract from 

lath April, 2014 to .9 April, 2015. At a price lower then the price charged to the 
Government under the contract for the quantity except of under. Sub clause (A ) & ( B ) 
of Para 10 above 
Supplies must be completed within time limit and started in order/issue of order (which ever 
is earlier) from the indenting officer. Under unavoidable circumstances in continuation of 
supply order, a further period of one month can be granted for execution of supply order an 
sale description of indenting officer failing which full information should be sent to this 
Directorate (CMSD ) section to take necessary action against the firm . 
The Indenting as should give the supply order to the firm whose rates are lowest as 
mentioned in the enclosed Annexure A if lowest quoting firm does not supply within state 
time from the date of issue of the order from indenting officer a further period can be 
extended us to four weeks if the firm apply for such extension before the expiry of stated 
time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply the names of such defaulting 
firm should be intimated to Government CMSD Section of the Directorate by registered post 
so that the necessary action against the firm willbe taken . 
Full payment shall be made on complete installation checking & on satisfactory performance 
receipt of goods its checking etc. after 90 days from the date of installation & checking 
performance of goods by the indenting officers . 
In the event of the prices being gone down the contracting firm may please intimate the 
same to the Director General of Medical Health & Family Welfare Uttarakhand , Dehradun 
immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the 
reduced rates from the Indenting officers of the state , In case such information is received 
from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at the reduce 
rates either in open market or any where also . The Director General Health & F.W. 
Uttarakhand , Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with 
them and to debar the firm from further tendering . 
In case supplies are found substandard for which part payment/full payment has been made 
the firm may be asked to replace them within the specified period this however shall not 
debar Indenting Officer of Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand for action 
against the firm . 
In case firm fails to replace the material/ equipment within the period specified by the 
Indenting Officer the firm shall refund the full payment received by them forth with 
irrespective of the fact that the supplied item may have been used for some time, they may 
in addition liable for action as per clause of the agreement. 
This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this 
notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD tender form and 
relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance 
letter separately) and agreements agreed by the firm . 
The indenting Officers are advised to report the damages/defects noticed in supplies to 
suppliers for notification repair replacement as the case may be within sixty day of the 
receipt installation /performance on the material failing which it will be their own 
responsibility . 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


26 . 


230 


BTROUS GC, 31 4 , 2014 O ( 

PO 10, 1936 21 H901 ) 


(HT 1 


27 . 

In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc , 
the Indenting Officers are advised to report the matter to the Director General Medical 
Health & F.W. Uttarakhand, Dehradun (CMSD Section ) promptly for necessary action by 

registered post. 
28. Supplies will have to be made F.O.R. destination by road / Railway station in Uttarakhand by 

goods train as shown in annexure A for order of * 1000/- and above . 
29 . The Indenting Officers are requested to send the copy of the supply order to sales Tax and 

Income Tax authorities to enable them to keep watch on the payment of Taxes. 
30 . A separate agreement regarding warranty/post warranty/CMC services will have to be 

signed by the supplier . 
31. In case of any legal Dispute the area of Jurisdiction will be Uttarakhand only . 

The Firm should deposit 10 % of total cost of equipment/item as Performance Guarantee in 
the form of Bank Guarantee in favour of Indenting Officer valid upto 60 days after date of 

completion of performance obligation including warranty obligation . 
33 . Paid Comprehensive Maintenance Contract (CMC ) wherever applicable will have be paid. 

yearly after the given period on the basis of previous performance of the firm in which 
minimum 3 mandatory visit is compulsory to produced at the time of claim along with 
the 2.5 % of Performance Guarantee of total contract value. 


32 . 


HTT 1-6] 


ANNEXURE A 


Equipment-1/2014 


EnclosureofNotificationNo.15P/Store/5/2013/14286 


Dated 


10th 


April,2014 


Subject:Ratecontractarrangementofequipmentfortheperiodfrom10-04-2014to9-04-2015. 


S. N. 


DescriptionofGoods 


NameofManufacturing/ supplyingfirmwithaddress 


Model/make 


Telephone/faxno.&E-mailaddress 


4yearCMCafter 3yearwarranty 


Unitprice (in)Inc.ofall taxes&duties 
With3years warranty 


TotalAmount 

Rei (in) 

mal Inc.ofallrks! taxes&duties. F.O.R. Destination 

1890-00 L1 


BROUS TIC, 31 425 , 2014 o ( o 10, 1936 


1 


SSMED 


B.P.Instrumentwith Stand 


1,890-00 


M/SSSMedicalSystem F2,IndustrialEstate BhimtalNainital263136 


Telno.05942-248138, (M)08979164945,9412990131 

E-mail factory_bhimtal@ssmedworld.com 


2 


CassetteRapid Autoclave 


5,98,500-00 


M/sNWOverseas 42,DeviMurtiColony Panipat132103 


Statim5000Telno.0180-2633042 Mandatory 

Faxno. 

011-45623126 cassettes&trayE-mail:admin@nwoverseas.com 


8,86,200-00L1 +80000CMC 


2,87,700-00 

Total 8,86,200-00 


Istyr20000-00 Ilndyr20000-00 Itirdyr20000-00 lythyc.20000-00 Total80000-00 


9,66,200-00 


3 


DentalChair&unit 


2,71,530-00 


2,71,530-00 


M/sAasthaSurgimedLtd ASL1017 A-1,LocalShoppingComplex, Officeno.-52,PaschimVihar, NewDelhi110063 


Telno.011-25268870 Faxno.011-25271073 E-mail: aasthasurgimed@gmail.com 


Istyr18102-00 Jindyr18102-00 Illrdyr18102-00 Ivthyr18102-00 Total72408-00 


72408-00 

CMC 


शक सम्वत् ) 


4 


ALFA-1 


MobileLEDO.T 
light 


99,540-00 


3,43,938-00 99,540-00 


L1 


M/sNWOverseas 42,DeviMurtiColony Panipat132103 


Telno.0180-2633042 
Faxno. 

011-45623126 E-mail:admin@nwoverseas.com 


Istyr500-00 Indyr500-00 Ilirdyr500-00 lythyr500-00 Total2000-00 


2000-00CMC 


1,01,540-00 


231 


232 


5 


Semiautoanalyzer 


Keylab 


65,835-00 


Telno.011-25510137,25535945 Faxno.011-25514066 E-mail: 


indyr 5000-00 lid 


65,835-00 


yr6000-00 

yr7000-00 IV"yr8000-00 Total26000-00 


26,000-00 

CMC= 91,835-00 


M/sCompactDiagnostic (India)Pvt.Itd C-60,C-Block,Community Centre,Janakpuri, NewDelhi110058 M/sFaithInnovations Khasrano.1028,Salempur Rajputana,nearRamnagar, RoorkeeDistrictHaridwar Uttarakhand247667 


6 


UltraLowVolume (ULV)fogger 


SterifogULV fogger 


41,775-00 


Telno.011-41727403,29819429 Faxno.011-29811912 Email: faithinnovations@gmail.com.com 


Istyr2765-00 lindyr2765-00 Irdyr2765-00 lvthyr2765-00 Total11060-00 


41,775-00 

+ 11,060-00 

CMC 


52,835-00 


view 


SSMED 


7X-ray 

single 


9,429-00 


9,429-00 


boxM/sSSMedicalSystem 

F2,IndustrialEstate,Bhimtal Nainital263136 


Telno.05942-248138, (M)08979164945,9412990131 
Email: factory_bhimtal@ssmedworld.com 


Istyr180-00 Iindyr269-00 Hirdyr359-00 Ivthyr449-00 Total1257-00 


1257-00 CMC 


10,686-00 


BTROUE TUC, 314 , 2014 go ( 10 , 1936 99 Haa ) 


G.S.JOSHI, DirectorGeneral. 


[ II 1-5 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 31 मई, 2014 ई० ( ज्येष्ठ 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


233 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


20 मार्च, 2014 ई ० 


पत्रांक 264 / पंजीयन निरस्त / 2013-14 - वाहन सं 0 UTF-9502 HGV के वाहन स्वामी श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र 
श्री राम अवतार अग्रवाल, निवासी विष्णुपुरी कालोनी, तहसील- टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 20-03-2014 को 
इस कार्यालय में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था , 
संचालन योग्य नहीं था । फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 20-03-2014 को बेच 
दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । वाहन स्वामी द्वारा 
इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 15-03-2014 को प्रस्तुत किया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन 
निरस्त हेतु आवेदन किया गया है । 

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाहन संख्या UTF-9502 
HGV चेसिस नं 0 344073722832 इंजन नं 0 692001724228 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


आदेश 


29 मार्च, 2014 ई ० 


पत्रांक 274 / पंजीयन निरस्त / 2014-15 - वाहन सं 0 UK03TA -0074 MAXI के वाहन स्वामी श्री हरी सिंह 
पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी ग्राम - डुगरी लेटी, पोस्ट - लटी, तहसील - लोहाघाट , जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 
20-03-2014 को इस कार्यालय में प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त 
पुराना हो चुका था , संचालन योग्य नहीं था । फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 
20-03-2014 को बेच दिया गया है । वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया 


अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में , मैं , विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाहन संख्या UK03TA -0074 
MAXI चेसिस नं 0 83G27996 इंजन नं 0 GF84E621154 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


पंजीयन अधिकारी, 
उप संभागीय परिवहन कार्यालय , 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


25 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 700 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / डीएल 1 एलसी-2609 / 2014 - वाहन संख्या डीएल 1 एलसी -2609 मॉडल 
1996 चेसिस संख्या 357010KTQ837600 तथा इंजन नं 0 497SP21KTQ812045 इस कार्यालय में श्री महेन्द्र पाल 
पुत्र श्री नन्दलाल, निवासी म 0 नं 0 46 फुलसुंगी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 18-03-2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 


234 


उत्तराखण्ड गजट, 31 मई , 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


- 


है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-04-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या डीएल 1 एलसी -2609 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010KTQ837600 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


30. अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 725 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 सीए -3625 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 सीए -3625 (ट्राली ) 
मॉडल 2012 चेसिस संख्या 12UK0601000050 इस कार्यालय में श्री विशालुददीन पुत्र श्री निहालुददीन , निवासी 
मनं0 238, ग्राम नकहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26-03-2014 
को आवेदन कर अवगत कराया है कि कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण 
मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है , वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है । सहायक सम्भागीय 
निरीक्षक ( प्राविधिक ) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है , की रिपोर्ट अंकित है । 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-04-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की 
आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 सीए --- 

1-3625 ( ट्राली) 
का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 12UK0601000050 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


30 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 726 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 सीए -3496 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 सीए -3496 ( ट्राली) 
मॉडल 2011 चेसिस संख्या 12UK0601000018 इस कार्यालय में श्रीमती नसरीन बेगम पत्नी श्री मौ ० खालिद , 
निवासी कैनाल कालोनी, वार्ड नं 0 4, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
26-03-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा 
वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-04-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की 
आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 31 मई, 2014 ई ० ( ज्येष्ठ 10, 1936 


शक सम्वत् ) 


235 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 सीए -3496 ( ट्राली ) 
का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 12UK0601000018 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


नन्द किशोर, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 
विज्ञप्ति / संशोधन 

16 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक 170 / आयुक्त कर उत्तराखण्ड / विधि - अनु0 / 2013-14 / वाणिज्यकर दे० दून -वाणिज्य कर विभाग में 
पंजीकृत व्यापारियों से प्राप्त प्रार्थना - पत्र एवं अन्य की पावती ( Acknowledgement R-29) का रख रखाव एवं जारी करने 
की प्रक्रिया को दिनांक 16-04-2014 से इलेक्ट्रॉनिक विधि से किये जाने हेतु के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या 
6394 , दिनांक 29-03-2014 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसमें निम्न संशोधन किया जाता है: 

( Acknowledgement R-29) के रख रखाव की मैनुअल एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था दिनांक 30-04-2014 तक 
समानान्तर रूप से रहेंगी । दिनांक 01-05-2014 से पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अपनाई जायेगी । 
अपंजीकृत तथा सुख - साधन कर में पंजीकृत व्यापारियों के लिये पावती ( R-29) की मैनुअल व्यवस्था अग्रिम 
आदेशों तक पूर्ववत जारी रहेगी । 
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । 


दिलीप जावलकर , 


आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0) 22 हिन्दी गजट / 350 - भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


